रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/99 


10 - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 99 


H 


asirtra 


THANE 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III — खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , अक्तूबर 31 , 2017 / कार्तिक 9 , 1939 
NEW DELHI, TUESDAY , OCTOBER 31, 2017 /KARTIKA 9 , 1939 


सं . 418] 
No . 418] 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
( भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 24 अक्तूबर , 2017 


एफ . सं. 2/स्टैंडस/ सी पी एल & सी पी / अधिसूचना/ऍफ़ एस एस ए आई- 2016(भाग). - खाद्य सुरक्षा और मानक 
अधिनियम , 2006 ( 2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उपधारा ( 1) की अपेक्षा के अनुसार, खाद्य सुरक्षा और मानक 
( खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य ) संशोधन विनियम , 2016 का प्रारूप , भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक 
प्राधिकरण की अधिसूचना सं . 2/ स्टैंडस / सी पी एल & सी पी / अधिसूचना/ ऍफ़ एस एस ए आई- 2016, दिनांक 2 दिसम्बर , 
2016 द्वारा , भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग III , खंड 4 में उस तिथि से , जिस तिथि को उस अधिसचूना को प्रकाशित 
करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई गई थीं , तीस दिन की अवधि के अंदर उससे प्रभावित हो सकने वाले 
लोगों से आपत्तियाँ और सुझावों को आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था ; 


और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 16 दिसम्बर, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थीं ; 

और उक्त प्रारूप विनियम के सम्बन्ध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा 
विचार कर लिया गया है; 
अत: अब , उक्त खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 92 की उपधारा ( 2) के खंड (ङ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का उपयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य 
सहयोज्य ) विनियम , 2011 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् : 


6464 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


1 . 


(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक ( खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोज्य) पंद्रहवा संशोधन 
विनियम , 2017 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2 . खाद्य सुरक्षा और मानक ( खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम , 2011, में , विनियम 2 .4 में , उप - विनियम 

2.4.14 में , खण्ड 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 
" 2 . ( 1 ) टैपिओका साबूदाना से अभिप्रेत है वह उत्पाद जो टैपिओका के कंद ( मैनीहॉट एस्क्यूलैंटा मैंट्ज सेन . यूटीलीजीमा ) से 
प्राप्त स्टार्च से बना होगा । टैपिओका साबूदाना ठोस , साफ , पौष्टिक गोली या एकसमान रंग , माप और आकार के मोती के रंग , 

और माप का होगा जिसका विशेष स्वाद और सुगंध होगा । 
( 2) यह कीट संक्रमण , जीवित या मृत कीटों , धूल , बाहरी द्रव्यों , मिलाए गए रंगों , दिखने वाले फफूंदी से मुक्त होगा और 
उत्पाद को निम्नलिखित मानकों को सुनिश्चित करेगा, अर्थात् : 
क्र . स . मानदंड 

| सीमा 
नमी ( भार के अनुसार प्रतिशत ) अधिकतम 

| 12. 0 
कुल भस्म ( शुष्क सामग्री आधार पर ) अधिकतम प्रतिशत | 0. 40 
अघुलनशील अम्ल भस्म ( शुष्क आधार पर ), अधिकतम 0. 10 
प्रतिशत 
स्टार्च ( शुष्क आधार पर) , न्यूनतम प्रतिशत 

| 96. 0 
| प्रोटीन ( प्रतिशत शुष्क आधार पर ) , अधिकतम 
अपरिष्कृत फाइबर ( प्रतिशत शुष्क भार आधार पर ) 

| 0 . 20 
जलीय सार का pH मान 

4. 5 से 7 . 0 
लोवी बांड पैमाने पर पोर्सिलेन में जिलेटीन अल्कालाइन पेस्ट 

0 .4R+ 1 . 5Y 
का रंग , से गहरा नहीं 
सल्फर डाइआक्साइड मात्रा , अधिकतम 

100 पीपीएम 
| 10 रंजक द्रव्य 

अनुपस्थित 
( 3) यह मानक साबूदाना पाम साबूदाना (मैट्रोक्जिलॉन सागू एंड एम .रम्फी) से अभिप्राप्त पाम साबूदाना स्टार्च पर भी 
प्रभावी होगा । 


0 . 3 


पवन अग्रवाल , मुख्य कार्यपालक अधिकारी 


[ विज्ञापन -III/ 4/ असाधारण/ 287 /17 ] 
टिप्पण . - मूल विनियम भारत के राजपत्र , असाधारण में अधिसूचना सं . फाइल सं . 2 -15015/ 30 / 2010 , दिनांक 1 अगस्त , 
2011 द्वारा प्रकाशित किये गए और तत्पश्चात निम्नललिखित अधिसूचनाओं संख्यकों द्वारा संशोधित किए गए थे; 

(i ) फा . सं. 4/ 15015/ 30 /2011, तारीख 7 जून , 2013 ; 
( ii) फा . सं. पी ./15014/1 /2011 -पीफए/ एफएसएसएआई, तारीख 27 जून , 2013; 

फा . सं. 5/ 15015 / 30 /2012, तारीख 12 जुलाई, 2013; 
( iv ) फा . सं. पी. 15025 /262 /2013 -पीए/ एफ़एसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर , 2014; 
( v ) फा . सं. 1-83एफ / एससीआई॰ पीएएन - अधि०/ एफ़एसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी , 2015; 
( vi ) फा . सं . 4/ 15015/ 30 / 2011, तारीख 4 अगस्त , 2015 ; 
( vii ) फा . सं . पी . 15025/ 263/13-पीए/ एफ़एसएसएआई , तारीख 4 नवम्बर , 2015 ; 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( viii) फा . सं. पी०15025/ 264/13-पीए/ एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर , 2015 ; 
( ix ) फा . सं. पी. 15025 /261/2013-पीए/ एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर , 2015; 
( x) फा . सं. पी . 15025 / 208/ 2013-पीए/ एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर , 2015 ; 
( xi ) फा . सं.7/15015/30/ 2012, तारीख 13 नवम्बर , 2015 ; 
( xii ) फा . सं. 1 -10(1)/ स्टैण्डर्ड्स/ एसपी (फिश एंड फिशरिज प्रोडक्ट्स) / एफएसएसएआई- 2013, तारीख 
11 जनवरी , 2016; 
( xiii ) सं . 3- 16/ विनिर्दिष्ट1 खाद्य / अधिसूचना ( खाद्य सहयोज्य /)/ एफएसएसएआई- 2014, तारीख 3 मई, 2016 ; 
( xiv ) फा . सं . 15 - 03/ ईएनएफ़ / एफएसएसएआई- 2014, तारीख 14 जून , 2016; 
( xv ) फा . सं० 3- 14 एफ़ / अधिसूचना ( न्यूट्रास्टिकल्स)/ एफ़एसएसएआई - 2013, तारीख 13 जुलाई , 2016 ; 
( xvi) फा . सं. 1 -12/ मानक / एस . पी .(मधु, मधुकारक ) / एफ. एस . एस. ए. आई.- 2015, तारीख 15 जुलाई, 2016 ; 
( xvii ) फा . सं.1-120(2)/ मानक/किरणित /एफएसएसएआई-2015, तारीख 23 अगस्त, 2016; 
( xviii ) एफ़ . सं . / 11 /09/ रेग ./हार्मोनाइजेशन/ 2017 , तारीख 5 सितंबर , 2016 ; 
( xix ) फा . सं. मानक /सीपीएलक्यू. सीपी /ईएम/ एफएसएसएआई- 2015, तारीख 14 सितंबर , 2016 ; 
( xx) फा . सं . 11 / 12 /विनि ./ प्रोप ./ एफ . एस . एस . ए. आई.- 2016, तारीख 10 अक्तूबर , 2016; 
( xxi) एफ. सं . 1-110(2)/एसपी ( जैविक खतरे)/ एफएसएसएआई/ 2010, तारीख 10 अक्तूबर , 2016; 
( xxii ) फा . सं. मानक / एसपी ( जल और पेय)/अिध( 2)/ एफएसएसएआई- 2016, तारीख 25 अक्तूबर, 2016 ; 
( xxiii ) फा . सं . 1 -11( 1 )/मानक / एसपी ( जल और सुपेय ) एफएसएसएआई- 2015, तारीख 15 नवंबर , 2016 ; 
( xxiv ) एफ. सं. पी ./ 15025 / 93 / 2011 -पीएफ़ए/ एफ़एसएसएआई, तारीख 2 दिसंबर , 2016; 
( xxv ) फा . सं . पी . 15025/ 6/ 2004-पीएफ़एस/ एफएसएसएआई, तारीख 29 दिसंबर , 2016; 
( xxvi ) फा . सं . मानक/ ओ. एंड एफ ./अिधसूचना (1)/एफ. एस . एस . ए . आई.- 2016, तारीख 31 जनवरी , 2017; 
( xxvii ) फा . सं . 1-12/ मानक/ 2012- एफएसएसएआई, तारीख 13 फरवरी, 2017 ; 
( xxviii) फा . सं . 1 - 10(7 )/स्टैंडर्ड्स/ एसपी( मत्स्य और मत्स्य उत्पाद) एफ़एसएसएआई- 2013, तारीख 13 फरवरी , 
2017 
( xxix ) फाइल सं . मनाक/ एससीएसएसएंडएच/ अधिसूचना (02)/ एफएसएसएआई- 2016, तारीख 15 मई , 2017 

और 
( xxx ) फाइल सं . स्टैंसडर्ड्स/ 03/ अधिसूचना ( एलएस )/ एफएसएसएआई- 2017 , तारीख 19 जून 2017 । 
( xxxi ) ए अधिसूचना / एफएसएसएआई/ 2016 .सं. 1/ योजक/ मानक/ 14. 2,तारीख जुलाई 31,2017 ; 
( xxxii ) एफ. सं. मानक / एफ़एवंवीपी/ अधिसूचना( 01)/ एफएसएसएआई- 2016 तारीख 2 अगस्त , 2017 ; 
( xxxiii) फाइल सं . 1 -94(1)/एफ़एसएसएआई/ एसपी ( लेबलिंग )/2014, तारीख 11 सितंबर , 2017 ; 
( xxxiv ) फा .सं. मानक / एम . एंड एम . पी . आई. पी . (1)/ एस . पी ./ एफ. एस. एस .ए . आई.- 2015, तारीख 12 सितंबर , 
2017 ; 
( xxxv ) फा . सं. मानक/ एसपी (पानी एवं पेय )/ अधि . (1)/ एफ़एसएसएआई/ 2016, तारीख 15 सितंबर , 2017; 
(xxxvi) फा . सं. 1 - 10 (8 )/मानक/ एसपी (मछली और मछली उत्पाद )/ एफएसएसएआई.- 2013, तारीख 15 सितंबर , 
2017 ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


( xxxvii) 14 . H . 2 / 3EU /EW H 17 & f f /eferatğ TH TH 5 84T8 -2016 , arta 18 fadere , 
2017 ; 
( xxxviii) 14 . H. T -1(1) HT4/THQHf /2012 , arta 12 317902, 2017 Site 
(xxxix ) 14 . . 15/3īty 14 /31fe4aT( 3)/T45454738-2016 , arta 12 37402 , 20171 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 24th October, 2017 


F . No. 2/Stds/CPL & CP/Notification / FSSAI-2016 (part). — Whereas the draft Food Safety and Standards (Food 
Products Standards and Food Additives ) Amendment Regulations, 2016 , was published as required by sub -section ( 1) of 
section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006 ) , vide notification of the Food Safety and Standards 
Authority of India number 2 /Stds/CPL & CP/Notification /FSSAI -2016 , dated the 2nd December, 2016 , in the Gazette of 
India , Extraordinary , Part III, Section 4 , inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby 
before the expiry of period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said 
notification were made available to the public ; 


And whereas copies of the Gazette were made available to the public on the 16th December, 2016 ; 


And whereas objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have 
been considered by the Food Safety and Standards Authority of India ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( e) of sub -section ( 2 ) of section 92 of the Food 
Safety and Standard Act, 2006 , the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following 
regulations further to amend the Food Safety and Standards ( Food Products Standards and Food Additives ) 
Regulations, 2011, namely: 


1. 


(1 ) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) 
fifteenth Amendment Regulations , 2017 . 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 


2 . 


In the Food Safety and Standards ( Food Products Standards and Food Additives ) Regulations, 2011 , in regulation 
2 .4 , in sub - regulation 2 . 4 . 14 , for clause 2 , the following clause shall be substituted , namely : 


“ 2 . ( 1 ) " Tapioca Sago " means the product made from the starch 


obtained from roots of tapioca (Manihot esculenta crantz syn . Utilissima) . Tapioca Sago shall be hard , 
clean , wholesome globules or pearls of uniform colour, shape and size having characteristic taste and 
flavour. 


(2 ) Tapioca Sago shall be free from insect infestation , live and dead insects , dirt , extraneous matter , 
visible mould growth , and the product shall comply with the following standards, namely : 


[ ATT III - QUE 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Sl.No . 


parameter 


limit 


Moisture (percent by mass), Max. 


12 .0 


Total Ash ( on dry matter basis ),Max . percent 


0 .40 


Acid insoluble ash (on dry matter basis ), Max. percent 


0 . 10 


Starch (on dry basis ),Min . percent 


96 . 0 


Protein (percent on dry matter basis ), Max . 


0 . 3 


Crude fibre ( percent on dry weight basis), Max . 


0 . 20 


4 .5 to 7.0 


pH of aqueous extract 
Colour of gelatinized alkaline paste in the porcelain on the lovibond scale not 
deeper than 


0 .4R + 1.5Y 


Sulphur Dioxide content,Max . 


100 ppm 


Colouring matter 


Absent 


(3 ) This standard shall also apply to Palm Sago starch obtained from Sago Palm (Metroxylon sagu and 
M . rumphii ).” 

PAWAN AGARWAL , Chief Executive Officer 

[ ADVT. – III /4 /Exty .287/ 17 ] 


Note :— The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number 
F . No. 2 - 15015 / 30 /2010 , dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers : 


(III ) 


(IV ) 


( V ) 
( VI) 


(VII ) 


(VIII ) 
( IX ) 


F .No. 4 / 15015 / 30 /2011, dated 7th June , 2013 ; 
F .No . P . 15014 / 1/2011 -PFA/FSSAI, dated 27th June , 2013 ; 
F . No . 5 /15015 /30 /2012 , dated 12th July , 2013 ; 
F .No. P . 15025 / 262 / 2013 -PA/ FSSAI, dated 5th December, 2014 ; 
F.No. 1- 83F /Sci . Pan - Noti/ FSSAI-2012 , dated 17th February , 2015 ; 
F.No. 4 / 15015 /30 /2011, dated 4th August, 2015 ; 
F .No . P . 15025/ 264 /13 -PA / FSSAI, dated 4th November , 2015 ; 
F .No. P . 15025 / 263 /13 -PA /FSSAI, dated 4th November , 2015 ; 
F.No. P . 15025 /261-PA /FSSAI, dated 13th November, 2015 ; 
F .No. P . 15025 /208 /2013 - PA / FSSAI, Dated 13th November, 2015 ; 
F .No . 7/ 15015 /30 / 2012, dated 13th November , 2015 ; 
F .No. 1 - 10 ( 1)/Standards/SP9Fish and Fisheries Products )/ FSSAI- 2013 , dated 11th January , 2016 ; 
No. 3 - 16 /Specified Foods/Notiifcation (Food Additives)/ FSSAI- 2014 , dated 3rd May , 2016 ; 
F .No. 15 -03 /Enf/FSSAI/2014 , Dated 14th June , 2016 ; 
No. 3- 14F /Notification (Nutraceuticals )/FSSAI-2013 , dated 13th July, 2016 ; 
F .No . 1 - 12 /Stnadards/SP (Sweets, Confectionery) /FSSAI-2015 , dated 15th July , 2016 ; 
F .No. 1 - 120 (1 )/Standards/ Irradiation / FSSAI-2015 , dated 23rd August , 2016 ; 
F . No. 11/09 /Reg/Harmoniztn /2014 , dated 5th September, 2016 ; 
F .No. Stds/CPLQ .CP / EM /FSSAI- 2015 , dated 14th September, 2016 ; 
F .No . 11/ 12 Reg/Prop /FSSAI- 2016 , dated 10th October , 2016 ; 


(XI) 
(XII ) 
(XIII ) 
( XIV ) 
(XV ) 
(XVI) 
(XVII ) 
(XVIII ) 
( XIX ) 
(XX ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


A 


(XXI) F .No. 1- 110 (2 )/SP (Biological Hazards )/ FSSAI/2010 , dated 10th October , 2016 ; 
(XXII ) F.No. Stds/SP (Water & Beverages)/Notif (2 )/ FSSAI-2016 , dated 25th October , 2016 ; 
(XXIII ) F. No . 1 -11( 1)/Standards/SP (Water & Beverages)/FSSAI- 2015 , Dated 15th November, 2016 ; 
(XXIV ) F. No . P .15025 /93/2011- PFA/FSSAI, Dated 2nd December , 2016 ; 
(XXV ) F .No. P . 15025 /6 /2004 -PFS /FSSAI, dated 29th December , 2016 ; 
(XXVI ) F. No . Stds/O & F /Notification (1 )/FSSAI-2016 , dated 31st January , 2017 ; 
(XXVII F .No. 1- 12 /Standards/2012 - FSSAI, dated 13th February, 2017 ; 
(XXVIII ) F .No. 1 - 10 (7)/Standards/ SP (Fish & Fisheries Products )/FSSAI-2013, dated 13th February, 2017; 
(XXIX ) F . No. Stds / SCSS & H / Notification (02 )/FSSAI-2016 , dated 15th May, 2017 ; 
(XXX ) F . No. Stds/03/Notification (LS)/ FSSAI-2017 , dated 19th June, 2017 ; 
( XXXI) F .No . 1/ Additives/Stds/14.2Notification /FSSAI/ 2016 , dated 31st July , 2017 ; 
( XXXII ) F. No . Stds/ F & VP /Notification (01 )/FSSAI-2016 , dated 2nd August , 2017 ; 
( XXXIII ) F .No. 1 - 94 ( 1)/ FSSAI/SP (Labelling )/ 2014 , dated 11th September, 2017 ; 
(XXXIV ) F .No. Stds/M & MPIP (1 )/SP / FSSAI-2015 , dated 15th September , 2017 ; 
(XXXV ) No. Stds/SP (Water & Beverages )/Noti ( 1 )/ FSSAI-2016 ,dated 15th September ,2017 ; 
(XXXVI) F .No. 1- 10 (8 ) /Standards/SP (Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 15th September ,2017; 
(XXXVII) File No . 2 / Stds/ CPL & CP /Notification/FSSAI- 2016 , dated 18th September , 2017 ; 
(XXXVIII ) F . No. A - 1 ( 1)/Standard /MMP /2012 , dated 12th October , 2017 and 
(XXXIX ) F . No. Stds/O & F /Notification (3 )/FSSAI- 2016 , dated 12th October, 2017 . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


ALOK 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 


KUMAR 16:31:33 + 05:30 


Date : 2017 . 11.03 
16 :31 :33 + 05 30 


